रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतन्र 
Che Gazette of JSndia 


Or. GH. -S1. Wet. -37.-19042024-253775 
CG-DL-E-19042024-253775 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग वा--खण्ड 4 
7612₹111-8€९टांणा 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 269] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2024/47 29, 1946 
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2024/CHAITRA 29, 1946 


भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 


(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 जनवरी, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) 


सं. 1-सीए (7)/214/2024.--भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्‌, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 
के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 3 जनवरी, 2024 से मुज्जफरपुर जिला (बिहार) में मध्य भारत प्रादेशिक 
परिषद्‌ की शाखा की स्थापना की अधिसूचना जारी करती है। 


यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की मुज्जफरपुर जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय 
मुज्जफरपुर में अवस्थित होगा | निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण मुज्जफरपुर जिले पर होगी:-- 


1. मुज्जफरपुर 
2. औराई 

3 बांद्रा 

4. बोकाहान 
5. गईघाट 

6. कांति 


2622 GI/2024 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


कटरा 
कुरहानी 
मारवान 
मीनापुर 
मोतीपुर 
मुरौल 
मुशाहारी 
पारु 
साहेबगंज 
साकरा 


सरैया 


विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ के 
माध्यम से परिषद्‌ के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, 
जो समय-समय पर परिषद्‌ द्वारा जारी किए जाएं । 


सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव 
[विज्ञापन-ा/4/असा./038/2024-25] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 
(Set up by an Act of Parliament) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January, 2024 
(CHARTERED ACCOUNTANTS) 


No. 1-CA_ (7)/214/2024.—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants 
Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of 
a Branch of Central India Regional Council in Muzaffarpur District (Bihar) with effect from January 3, 2024. 


The Branch shall be known as Muzaffarpur District Branch of Central India Regional Council and its 
Headquarters shall be at Muzaffarpur. The Jurisdiction of the Branch besides the following Places shall cover whole 
District of Muzaffarpur: - 


1. 


oe N Dw EW 


= Se 
te 


Muzaffarpur 
Aurai 
Bandra 
Bochahan 
Gaighat 
Kanti 
Katra 
Kurhani 
Marwan 
Minapur 
Motipur 


Muraul 


[भाग I—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


13, Mushahari 


14, Paroo 

15. Sahebganj 
16. Sakra 

17.  Saraiya 


As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, 
supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions 
as may, from time to time, be issued by the Council. 


CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 


[ADVT.-III/4/Exty./038/2024-25 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 जनवरी, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) 


सं. 1-सीए (7)/215/2024.--भारतीय ares अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्‌, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 
के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 3 जनवरी, 2024 से नीमच जिला (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत प्रादेशिक 
परिषद्‌ की शाखा की स्थापना की अधिसूचना जारी करती है। 


यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की नीमच जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय 
नीमच में अवस्थित होगा | निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण नीमच जिले पर होगी :-- 


1. नीमच 
अथाना 
दीकन 
जावड 
जीरन 
कुकरेश्वर 


मनासा 


Oe al xe Ok Se 102 


नयागांव 
9. रामपुरा 
10. रतनगढ़ 
11. सरवानिया महाराज 
12. सिंगोली 


विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ के 
माध्यम से परिषद्‌ के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, 
जो समय-समय पर परिषद्‌ द्वारा जारी किए जाएं । 


सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव 
[विज्ञापन-ा/4/असा./038/2024-25] 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January, 2024 
(CHARTERED ACCOUNTANTS) 


No. 1-CA_ (7)/215/2024.—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants 
Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of 
a Branch of Central India Regional Council in Neemuch District (Madhya Pradesh) with effect from January 3, 2024. 


The Branch shall be known as Neemuch District Branch of Central India Regional Council and its 
Headquarters shall be at Neemuch. The Jurisdiction of the Branch besides the following Places shall cover whole 


District of Neemuch:— 


न 


Neemuch 
Athana 
Diken 
Jawad 

Jiran 
Kukreshwar 
Manasa 


Nayagaon 


Co ND wR WN 


Rampura 

10. Ratangarh 

11. Sarwania Maharaj 
12. Singoli 


As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, 
supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions 
as may, from time to time, be issued by the Council. 

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 


[ADVT.-III/4/Exty./038/2024-25 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 23 जनवरी, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) 


सं. 1-सीए (7)/216/2024 .-भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्‌, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 
के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 3 जनवरी, 2024 से दरभंगा (बिहार) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की 
शाखा की स्थापना की अधिसूचना जारी करती है। 


यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की दरभंगा शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय दरभंगा 
(बिहार) में अवस्थित होगा । शाखा की अधिकारिता दरभंगा नगर के अलावा दरभंगा की नगर सीमाओं के 50 कि.मी. के 
दायरे के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित नगरों/शहरों पर होगी :-- 


1. दरभंगा सदर 
2. बहादुरपुर 
3. केयोटि 

4. सिंहवारा 
5. जाले 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


6. मनीगाछी 
7.  तारडिह 
8. बाहेरी 

9. हायाघाट 


10. हनुमान नगर 
11. बेनीपुर 

12. अलीनगर 

13. बिरौल 

14. घनश्यामपुर 
15. Hat अस्थान 
16. Hat अस्थान पूर्व 
17. किरतपुर 

18. गौरा बौराम 
19. समस्तीपुर 
20. मघुबनी 


विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ के 
माध्यम से परिषद्‌ के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, 
जो समय-समय पर परिषद्‌ द्वारा जारी किए जाएं | 


सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव 
[विज्ञापन-ा/4/असा./038/2024-25] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd January, 2024 
(CHARTERED ACCOUNTANTS) 
No. 1-CA (7)/216/2024.—In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 


1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of 
Central India Regional Council in Darbhanga (Bihar) with effect from January 3, 2024. 


The Branch shall be known as Darbhanga Branch of Central India Regional Council and its Headquarters 
shall be at Darbhanga (Bihar). The Jurisdiction of the Branch shall besides Darbhanga city, include the following 
cities/towns falling within a radius of 50 kms. from the city limits of Darbhanga: - 


Darbhanga Sadar 
Bahadurpur 
Keoti 

Singhwara 

Jale 

Manigachhi 
Tardih 

Baheri 


BO OREN BONN, कि 2० 8 * उन 


Hayaghat 


S 


Hanuman Nagar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


Benipur 

Alinagar 

Biraul 

Ghanshyampur 
Kusheshwar Asthan 
Kusheshwar Asthan East 
Kiratpur 

Gaura Bauram 
Samastipur 


Madhubani 


As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, 
supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions 
as may, from time to time, be issued by the Council. 


CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 


[ADVT.-III/4/Exty./038/2024-25 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 28 मार्च, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) 


सं. 1-सीए (7)/217/2024.--भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्‌, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 
के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 7 फरवरी, 2024 से रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की 
शाखा के गठन को अधिसूचित करती है। 


यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की रायगढ़ शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय रायगढ़ 
(छत्तीसगढ़) में होगा । इस शाखा की अधिकारिता में रायगढ़ नगर के अलावा निम्नलिखित नगर/शहर सम्मिलित होंगे, जो 
रायगढ़ की नगर सीमाओं के 50 कि.मी. की परिधि के भीतर हैं :-- 


1. 


ONO Oe 0७.9 


9. 
10. 


रायगढ़ 
पूसौर 
सारंगढ़ 
बारमकेला 
घरघोदा 
तमनार 
धरमजयगढ़ 
खरसिया 
लैलूंगा 
सक्ति 


विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ के 
माध्यम से परिषद्‌ के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन कार्य करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो 
समय-समय पर परिषद्‌ द्वारा जारी किए जाएं । 


सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव 
[विज्ञापन-ा/4/असा./038/2024-25] 


[art Wi—ears 4] भारत का राजपत्र : असाधारण है 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March, 2024 
(CHARTERED ACCOUNTANTS) 


No. 1-CA (7)/217/2024.—In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 
1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of 
Central India Regional Council in Raigarh (Chhattisgarh) with effect from February 7, 2024. 


The Branch shall be known as Raigarh Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall 
be at Raigarh (Chhattisgarh). The Jurisdiction of the Branch shall besides Raigarh city, include the following 
cities/towns falling within a radius of 50 kms from the city limits of Raigarh: - 


1. Raigarh 
Pusaur 
Sarangarh 
Baramkela 
Gharghoda 
Tamnar 
Dharamjaigarh 
Kharsiya 


0 9७ NDA AF ७ ND 


Lailunga 
10. Sakti 


As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, 
supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions 
as may, from time to time, be issued by the Council. 


CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 


[ADVT.-III/4/Exty./038/2024-25 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 28 मार्च, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) 


सं. 1-सीए (7)/218/2024.--भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद्‌ ने अधिसूचना सं. 1-सीए 
(7)/78/2004, तारीख 1 अक्तूबर, 2004 के माध्यम से 23 जुलाई, 2004 से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के 
विनियम 159(1) के अधीन उज्जैन में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्‌ की एक शाखा का गठन किया AT | 


अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए संस्थान की परिषद्‌ यह अधिसूचित करती है कि 
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन आईसीएआई की सीआईआरसी की उज्जैन शाखा की 
अधिकारिता में बारनगर को सम्मिलित किया जाता है। 


आईसीएआई की सीआईआरसी की उज्जैन शाखा की अधिकारिता में बारनगर (मध्य प्रदेश) को सम्मिलित करने की 
प्रभावी तारीख 7 फरवरी, 2024 होगी | 


सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव 


[विज्ञापन-ा1/4/असा./038/2024-25] 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March, 2024 
(CHARTERED ACCOUNTANTS) 


No. 1-CA (7)/218/2024.—Whereas the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide 
notification No. 1-CA (7)/78/2004 dated 01“ October 2004 w.e.f 23" July 2004 had set up a Branch of Central India 
Regional Council at Ujjain under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988. 


Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify to include 
Barnagar in the Jurisdiction of Ujjain Branch of CIRC of ICAI under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants 
Regulation, 1988. 


The effective date to include Barnagar (Madhya Pradesh) in the Jurisdiction of Ujjain Branch of CIRC of 
ICAI shall be February 7th, 2024. 


CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 
[ADVT.-III/4/Exty./038/2024-25 ] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. _ sarves kumar & 


SRIVASTAVA. 


